सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र , 1938 ( २०) 


संख्या- 292 


राँची , बुधवार , 


12 अप्रैल, 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
31 मार्च, 2017 


संख्या - 1/ मु०स्था०/ आ०बो०- 76/ 2016/ न०वि०आ०- 2200-- अध्यक्ष , झारखण्ड राज्य 
आवास बोर्ड के पत्र , दिनांक 29 मार्च, 2017 के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 
आवास बोर्ड के पत्रांक -2/ 16 दिनांक 13 दिसम्बर , 2016 के द्वारा श्री संजय कुमार 
सिंह , पिता - श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, क्वार्टर नं०- बी /1781, सेक्टर-2, साईड -4 , एच०ई०सी०, 
धुर्वा, राँची-4 को दिनांक 9 मई , 2016 के अपराह्न से आप्त सचिव (वाह्य कोटा) के 
पद पर नियुक्त किया गया है । 


2. उक्त परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक 
531 दिनांक 20 फरवरी, 2004 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री संजय कुमार 


झारखण्ड गजट ( असाध 


2017 


सिंह, राँची को अध्यक्ष , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के आप्त सचिव (वाह्य कोटा ) के 
पद पर अधिसूचित किया जाता है । 
3. इन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 1497 दिनांक 
4 दिसम्बर , 2010 में आदेय वेतनादि एवं अन्य सभी सुविधायें देय होंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 292 -- 50 । 


